निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 158 ) 


28 माघ 1935 ( श ) 
पटना, सोमवार, 17 फरवरी 2014 


सं0 ग्रा0वि0 - 6( SGSY / NRLM)- 41/ 2013- 177366 

ग्रामीण विकास विभाग 


संकल्प 

_ 13 फरवरी 2014 
विषय : - राज्य में विकास प्रबंधन संस्थान ( Development Management Institute ) की 

स्थापना की स्वीकृति । 

राज्य में विकास संबंधी कार्यों के समुचित संचालन एवं योजनाओं का लाभ 
निर्धनतम परिवारों तक पहुँचाने हेतु बड़ी संख्या में विकास संबंधी प्रोफेशनल्स 
(Professionals) की आवश्यकता है । इस हेतु राज्य में विकास प्रबंधन संस्थान 
( Development Management Institute) की स्थापना का निर्णय लिया गया है । इसके लिये 
विकास प्रबंधन संस्थान सोसायटी ( Development Management Institute Society) का गठन 
किया जायेगा । इस संस्थान का उपयोग विकास कार्यों में लगे पदाधिकारियों तथा पंचायती 
राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता को पूरा करने में भी किया 
जायेगा । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 17 फरवरी 2014 


2. इस संस्थान की स्थापना के लिए लगभग 50 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी । 
तत्काल वर्ष 2014-15 से शैक्षणिक कार्य प्रारम्भ करने के लिए एक अस्थायी कैम्पस की 
व्यवस्था की जायेगी । 

3. इस संस्थान की स्थापना पर वर्ष 2013 -14 से 2021 -22 तक कुल 316 करोड़ 
रूपये का व्यय संभावित है । इस हेतु ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आवश्यक बजटीय उपबंध 
किया जायेगा । 
आदेश आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी हेतु इस संकल्प को बिहार 

राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रतिलिपि सरकार के 
सभी विभागों एवं महालेखाकार, बिहार को भेजी जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

___ ( हO) अस्पष्ट , 
सरकार के प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 158- 571+ 100-डी0टी0पी0 । 

___ Website : http://egazette. bih. nic.in 


